रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 96 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 96 


Pos 


मधाजपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग -- खण्ड1 
PART I - Section 1 


Date .. . . . ... . . 


। 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


OF INDIA . * 


4 


No.. . 


- 


- - - 


सं . 174 ] 

नई दिल्ली, मंगलवार , अक्तूबर 1 , 1996 / आश्विन १, 1918 
No . 1741 

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 1996 /ASHVINA 9, 1918 

वाणिज्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1996 
विषय : ब्राजील, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको और यू एस ए मूल की अथवा इन देशों से निर्यातित पोली विनायल क्लोराइड रेजिन पर लगाए गए पाटन 

रोधी शल्क को जारी रखने संबंधी समीक्षा शुरू करना 


सं. ए डीडी/ आईडब्ल्यू 53 / 96. - - पदनामित प्राधिकारी ने (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जायेगा) सीमा शुल्क टैरिफ (द्वितीय संशोधन ) 
अधिनियम 1982 तथा सीमा शुल्क टैरिफ ( डम्प की गयी वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा 
अतिनिर्धारण ) संबंधी उसके नियम 1985 को ध्यान में रखते हुए राजपत्र अधिसूचना सं . 14/ 4/ 92 - टी पी डी दिनांक 30 - 7 - 93 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ 
अधिनियम 1975 के अध्याय ख के अन्तर्गत ग्राजील, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको और यू एस ए मूल की अथवा इन देशों से निर्यातित पोली विनायल 
क्लोराइड रेजिन के आयात पर एक निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । भारत सरकार ने अधिसूचना सं. 4/94 के द्वारा पाटनरोधी शुल्क 
लगाया । 

2. विचारधारा उत्पाद : विचाराधीन उत्पाद पोली विनायल क्लोराइड रेजिन है । पोली विनायल कलोराइड रेजिन सीमा शुल्क कोड 3904 के 
तहत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण निर्देशात्मक है और इसे वर्तमान समीक्षा की परिधि में लाना जरूरी नहीं है । 

3. सीमा शुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम 1995 और इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार प्रधिकारी को चाहिए कि वह पाटनरोधी शुल्क 
को जारी रखने की जरूरत की समय - समय पर समीक्षा करता रहे । इसलिए पदनामिता प्राधिकारी समझता है कि उपर उल्लिखित दिनांक 30 - 7 - 93 की 
अधिसूचना द्वारा सस्तुत निश्चित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करना इस समय उचित है । 


I 


प्रक्रिया : 

4. दिनांक 30 -7 - 93 की अधिसूचना के निष्कर्षों की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात प्राधिकारी एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ ( संशोधन ) 
अधिनियम 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ ( डम्प की गयी वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान,निर्धारण और संग्रहण तथा अति निर्धारण ) नियमावली 


2364 GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SEC. 1 ] 


1995 के अनुसार ब्राजील, कोरिया गणराज्य , मैक्सिको और यु एस ए को होने वाले आयात अथवा इन देशों से होने वाले निर्यात पर संस्तुत निश्चित शुल्क 
को जारी रखने अथवा जारी नहीं रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए जांच शुरू करता है । 

5. इस समीक्षा में दिनांक 30 -7 - 93 की अधिसूचना सं. 14/ 4/92 - टी पी डी के सभी पहलू शामिल हैं । 
6. मौजूदा समीक्षा के उद्देश्य के लिए आंध- अवधि 1-4 - 95 से 31 -3 - 96 है । 

7. पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका मैसर्स पी बी सी रेजिन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ( प्रेमा ) ने घरेलू उद्योग की ओर से याधिका दायर 
की थी और इसे ही घरेलू उद्योगों के रूप में विचार किए जाने का प्रस्ताव है । 

8. ज्ञात संबंधित निर्यातकों और आयातकों तथा घरेलू उद्योग को अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं ताकि निर्धारित ढंग एवं फार्म मे संगत सूचना प्राप्त 
की जा सके । अन्य कोई इच्छक पार्टीनिर्धारित ढंग में फार्म में निम्नलिखित प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत करा सकती है : 


पदनामित प्राधिकारी 


एवं 


भारत सरकार के अपर सचिव 

वाणिज्य मंत्रालय 

उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 
समय सीमा 

9. मौजूदा समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजें ताकि यह इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से 40 दिनों के भीतर उपरोक्त पते पर उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच सके । यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राधिकारी 
को मिलती है तो वह उपरोक्त नियमों के अनुसार अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दे सकता है । 

टी . एस . विजयराघवन, पदनामित प्राधिकारी 
MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th September, 1996 
Subject : Initiation of review for the continuance of anti -dumping duty imposed on Poly Vinyl Chloride Resin originating in 

or exported from Brazil, Republic of Korea , Mexico, and the USA. 
No. ADDIW / 53 /96 . - The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority ) having regard to the Customs 
Tariff (Second Amendment) Act, 1982 and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection ofDuty or Additional 
Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1985 thereofrecommended imposition of a definitive Anti 
Dumping duty on imports of Poly VinylChloride Resin originating in or exported from Brazil, Republic of Korea, Mexico and 
the USA falling under Chapter 29 of the Customs Tariff Act , 1975 vide Gazette Notification No. 14/ 4/92- TPD dated 30 - 7- 93 . 
The Government of India imposed anti - dumping duty vide notification No. 4/ 94. 

2. Product under consideration : The product under consideration is Poly Vinyl Chloride Resin . Poly Vinyl Chloride 
Resin is classified under Customs Code 3904 . The classification is,however, indicative and is not binding on the scope of the 
present review . 

3. The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the rules made thereunder require the Authority to review , from 
timeto time, the need for the continuance of AntiDumping duty. The Designated Authority ,therefore, considers thatthe review 
of the definitive Anti Dumping duty recommended vide notification dated 30 -7 -93 referred above would be appropriate at this 
stage. 
Procedure : 

4 . Having decided to review the findings arrived in the notification dated 30 - 7 - 93, the Authority is hereby initiating an 
investigation to review the need for the continuance or otherwise of definitive duty recommended on imports originating in or 
exported from Brazil, Republic of Korea , Mexico and the USA in accordance to The Customs Tariff ( Amendment) Act, 1995 
and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti -dumping Duty on Dumped Articles and for Determi 
nation of Injury ) Rules, 1995 . 

5 . The review covers all aspects of notification No. 14 /4 /92 - TPD dated 30 - 7 -93 . 
6 . The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 1995 to 31stMarch , 1996 . 


[ 41 ) - GG 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7. The petitioner for imposition of Anti Dumping Duty was filed by M /s. PVC Resin Manufacturers Association 
(PREMA ) on behalf of domestic industry, and the same s proposed to be considered as domestic industry. 

8. The exporters and importers known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately go as 
to obtain relevant information in the form and manner prescribed . Any other interested party may also make its views known to 
the Authority in the form and manner prescribed to : 

The Designated Authority 


and 


Additional Secretary to the Government of India , 

Ministry of Commerce, 

Udyog Bhawan , New Delhi-110011 
Time Limit : 

9 .Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the 
Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this review notification . If no 
information or incomplete information is received , the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts 
available on records in accordance with the Rules supra . 

T.S . VIJAYARAGHAVAN , Designated Authority 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by tho Controller of Publications, Delhi-110054 - 1996 


